534 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 23, 2002 (SRVN. 1 , 1924 SAKA) 


[ PART I 


सिंचाई विभाग 


दिनांक 9 जुलाई, 2002 


क्रमांक 4887/ 2- L.-- चूंकि , हरियाणा के राज्यपाल सन्तुष्ट हैं कि विशिष्टियों में वर्णित भूमि सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय पर सरकारी 
उद्देश्य हेतु अर्थात् डाढी छिल्लर सब माईनर बुर्जी 0 से टेल बुर्जी 13750 जो कि मकडाना सब माईनर कि बुर्जी 3320 दायें से निकलती है और 
जो गांव बलकरा, मन्दौला, मकडानी तथा डाढी छिल्लर, तहसील दादरी, जिला भिवानी के निर्माण हेतु तुरन्त अपेक्षित है ।जिसके लिए भूमि अर्जन 
अधिनियम, 1394 की धारा 17 की उपधारा 2 के खण्ड ग तथा उपधारा 4 के साथ पढ़ते हुए धारा 4 के लिए भूमि तुरन्त अपेक्षित है जिसकी 
अधिसूचना संख्या 4863 /2 - L, दिनांक 8 जुलाई, 2002 के अन्तर्गत जारी की जा चुकी है । इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्टियों 
में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए तुरन्त अपेक्षित है । 

यह घोषणा भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों को जारी की जाती है जो इस से 
सम्बन्धित हैं तथा राज्यपाल हरियाणा भूमि अधिग्रहण अधिकारी को आगेनिर्देश करते हैं कि भूमि अधिग्रहण नियम, 1894 की धारा 7 के तहत अपने 
कब्जे में ले लेवें । 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण भूमि अधिग्रहण अधिकारी, सिंचाई, भिवानी एवं कार्यकारी अभियन्ता, लोहारू जल सेवाएं मण्डल, चरखी दादरी 
के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्टयां 


जिला 


तहसील 


गांव 


हदबस्त नं ० 


क्षेत्रफल 


खसरा नं ०/ किला नं 0 


एकड़ों में 


1 


2 


3 


4 


5 . 


6 


भूमि. की एक पट्टी 13750 फुट लम्बी व विभिन्न 
चौड़ाईयों में सामान्यतया पूर्व से पश्चिम - दक्षिण दिशा 
की ओर.जैसा कि मौके पर तथा. इन्डैक्स प्लान में 
दिखाया गया है निम्नलिखित खसरा नं ० व किला 
नम्बरों में से गुजरती है । 
79 

9 , 10 


भिवानी 


दादरी 


बलकरा 


79 


3.24 


80 


6 


83 


4,8, 9 , 10 


. 


84 


6,7,8,9,10 


85 


9 , 10 


भिवानी 


दादरी 


मन्दौला 


74 


13.76 


58 


11, 12, 19,20 


59 


16/1 , 16/2, 17, 18, 19, 20 , 21 


60 


24,25 


73 


13, 14, 15 , 17, 18/1, 18/2 


74 


6,7, 9, 11, 12,8 


75 


1,2,3,4 , 10 


रास्ता नं 0 399 


आदेशानुसार राज्यपाल, हरियाणा । 


( हस्ता.)..., 

अधीक्षक अभियन्ता, 
लोहारू जल सेवाएं परिमण्डल , भिवानी । 


PART 1 ] 


HARYANA GOVT. GAZ , JULY 23 , 2002 (SRVN . 1; 1924 SAKA ) 


535 


+ 


IRRIGATION DEPARTMENT 


The 9th July, 2002 


No. 4887 /2 - L..Whereas, the Governor ofHaryana is satisfied that the land specified below is needed urgently 
by the Government at public expenses for public purpose i.e. the land proposed to be acquired for construction of 
Dadhi Chhiller Sub Minor from RD 0 to 13750 tail off- taking at RD 3320/ R Makrana Sub Minor in Village Balkra , 
Mandola , Makrani and Dadhi Chhiller, Tehsil Dadri, District Bhiwani for which notification has been issued under Sub 
Section 4 of Section 17 read with Clause (c) of Sub-section (2 ) of Section 17 of the said Act and published vide Haryana 
Government notification No. 4863/2- L , dated 8th July, 2002 in Haryana Government Gazette Part-I, 


It is hereby declared that the land described in the specification below is required urgently for the above purpose . 


This declaration is made under the provision of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 for information of 
all to whom it may concern . 


The Governor of Haryana hereby further directs the Land Acquisition Officer to take possession of the said land 
under Section 7 of the Land Acquisition Act , 1894 . 


The plan 


the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector, Bhiwani and in the office 
of Executive Engineer, Lobaru Water Services Division , CharkhiDadri . 


Specifications 


District 


Tehsil : 


Village 


Khasra Nos. 


Hadbast 
No. 


Area in 
Acres 


2 . 


3 


4 . 


5 . 


6 


A strip of land measuring 13750 feet in length 
and laying in varying widths passing through 
Khasra numberbelow : 


tes 


Bhiwani 


Dadri 


Balkra 


79 


3.24 


79 


9 , 10 


- 


80 


6 


83 


4 , 8 , 9 , 10 


84 


6 , 7 , 8 , 9 , 10 


85 


9 , 10 


Bhiwani 


Dadri 


Mandola 


74 


58 


11 , 12 , 19 , 20 


59. i6 / 1, 16/2 , 17 , 18 , 19 , 20 , 21 


60 


24, 25 


/ 


73 


13, 14 , 15 , 17 , 18/1 , 18/2 


74 


6 , 7 , 8 , 9 , 11, 12 , 


75 


1 , 2 , 3 , 4 , 10 


Path No. 399 


By the Order of Governor of Haryana . 


( Sd .)..., 
Superintending Engineer , 
Loharu Water Services Circle, 

Bhiwani. 


